सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 अश्विन, 1937 ( श० ) 


संख्या 732 राँची , बुधवार 


30 सितम्बर , 2 0 15 ( ई० ) 


स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 


संकल्प 


22 सितम्बर, 2015 
विषयः वित्तीय वर्ष 20 15 - 16 में राज्य योजनान्तर्गत स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित 

सभी स्तर के अस्पतालों/ स्वास्थ्य केन्द्रों/ मेडिकल कॉलेजों/ कार्यालय भवनों आदि 
जो जीर्ण- शीर्ण अवस्था में हैं , की जीर्णोद्धार / विशेष मरम्मति एवं मशीन 
उपकरण| उपस्कर/ एम्बुलेन्स की मरम्मति की योजना के लिए कुल 
40,00 ,00 ,0 0 0 / - ( चालीस करोड़ रुपए के व्यय की स्वीकृति । 


संख्या- 6/ पी0 ( नई यो0 )-31/ 15 - 18 2 (6 ) ब.. झारखण्ड राज्य गठन के पश्चात् 
स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित 4000 स्वास्थ्य उपकेन्द्र, 330 प्राथमिक स्वास्थ्य 
केन्द्र , 150 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 12 अनुमण्डलीय अस्पताल, 24 जिला अस्पताल , 
2 मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा कुछ अन्य पुराने अस्पताल/ संस्थान/ कार्यालय 
जिनमें चिकित्सा कार्य संचालित है, में कई भवन जीर्ण- शीर्ण अवस्था में है । कई 


___ 2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार 30 सितम्बर , 2 0 15 
संस्थानों एवं भवनों में अतिरिक्त शौचालयों, जलापूर्ति एवं स्वच्छता अधिष्ठापन, पार्किंग 
स्थल, लैण्ड स्केपिंग आदि में सुधार की आवश्यकता है । विभिन्न भवनों में नियमित 
रंग- रोगन की आवश्यकता है । इसके अलावे विभिन्न अस्पतालों/ संस्थानों/ कार्यालयों में 
अधिष्ठापित कई मशीन उपकरण / उपस्कर/ एम्बुलेन्स काफी पुराने हो गए हैं , जिनकी 
विशेष मरम्मति आवश्यक है । विभाग द्वारा इन जीर्णोद्धार । विशेष मरम्मति कार्यो के लिए 
वित्तीय वर्ष 2 0 15 - 16 में व्यय हेतु राज्य योजनान्तर्गत कुल 40 ,00 ,00 ,000 / - ( चालीस 
करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है । 


2 . उक्त योजना कार्यों की संस्थावार | जिलावार सूची उपलब्ध कराने हेतु निदेशक प्रमुख , 
स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड को आवश्यक निदेश दिया गया है । कार्यों की सूची तैयार 
करने, संकलन करने में समय लगने की संभावना है, जबकि विभिन्न उच्च स्तरीय 
बैठकों में विभाग को बजट में उपबंधित राशि की स्वीकृति शीघ्र दिए जाने का निदेश है । 
ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त योजना कार्य हेतु बजट में 
प्रावधानित सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नई योजना के रुप में समेकित रुप से दी जाय । 
इसके लिए सक्षम स्तर से अनुमोदित प्राक्कलन पर प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा 
शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें अभियान 
निदेशक , राष्टरीय स्वास्थ्य मिशन , निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, विभागीय मुख्य 
अभियन्ता एवं प्रभारी उप सचिव सदस्य होगें , की अनुसंशा के आलोक में 
पुनरुद्धार । विशेष मरम्मति से संबंधित अलग- अलग योजनाओं के लिए प्रशासनिक 
स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा दिया जाएगा । 


3 . यह नई योजना है । इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सभी जिलों के सिविल 
सर्जन / मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्राचार्य अधीक्षक/ संबंधित संथानों/ कार्यालयों के 
प्रभारी द्वारा जीर्णोद्धार विशेष मरम्मति से संबंधित प्रस्तावित भवनों/ मशीप उपकरण , 
उपस्कर / एम्बुलेन्स का ब्यौरा तैयार कर निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड को 
उपलब्ध कराया जाएगा | Civil Works का कार्य संबंधित प्रमण्डल के कार्यपालक 
अभियन्ता, अभियन्त्रण कोषांग द्वारा एवं अन्य कार्यो को संबंधित सिविल 


3 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार 30 सितम्बर, 2 0 15 
सर्जन कार्यालयों के प्रभारी पदाधिकारी/ मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अधीक्षक द्वारा कराया 
जाएगा । 


4 . व्यय का विकलन राज्य योजनान्तर्गत संलग्न परिशिष्ट में अंकित बजट शीर्षों के 
अधीन वित्तीय वर्ष 2 0 15 - 16 में उपबंधित राशि से होगा । 


5 . इस योजना हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भवनों के 
जीर्णोद्धार। विशेष मरम्मति हेतु संबंधित प्रमण्डल के कार्यपालक अभियन्ता, स्वास्थ्य एवं 
परिवार कल्याण विभाग , झारखण्ड तथा अन्य कार्यो के लिए संबंधित सिविल 
सर्जन कार्यालयों के प्रभारी पदाधिकारी एवं मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए संबंधित 
प्राचार्य अधीक्षक होंगे, तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी प्रधान सचिव, स्वा0 एवं प0 क0 
विभाग, झारखण्ड, रांची होंगे । 


6 . योजना कार्य हेतु स्थलीय सर्वेक्षण के उपरान्त वास्तविकी के आधार पर प्रत्येक 
योजना का प्राक्कलन तैयार करने के उपरान्त ही योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की 
जाएगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


के० विद्यासागर , 


सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार 30 सितम्बर , 2015 


परिशिष्ट 


वित्तीय वर्ष 2 0 15 - 16 में राज्य योजनान्तर्गत स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित सभी स्तर के 
अस्पतालों/ स्वास्थ्य केन्द्रों/ मेडिकल कॉलेजों/ कार्यालय भवनों आदि जो जीर्ण- शीर्ण अवस्था में हैं , की 
जीर्णोद्धार विशेष मरम्मति एवं मशीन उपकरण | उपस्कर, एम्बुलेन्स की मरम्मति की योजना के लिए 
षीर्शवार प्रावधानित राशि की विवरणी 

राशि रुपए में । 
क्र0 बजट शीर्ष 

स्वीकृत राशि 
| राज्य योजना बजट शीर्ष- 2 2 10 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य - 01. शहरी 1000 0 0 0 0 0 
स्वास्थ्य सेवाएँ. एलोपैथी. 200 - अन्य स्वास्थ्य योजना. 46 - पुराने भवनों 
का जीर्णोद्धार , मरम्मति, परिवर्द्धन , अतिरिक्त शौचालय, लैण्ड स्केपिंग, 
जलापूर्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन , पार्किंग स्थान एवं अन्य कार्य- 07. अन्य 
व्यय- 54 . एकमुश्त प्रावधान (विपत्र कोड : 20P 2 2 10 0 12 0 0 4 6 0 7 5 4 ) 
राज्य योजना बजट शीर्ष- 22 10 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य . 01. शहरी 100000000 
स्वास्थ्य सेवाएँ . एलोपैथी. 789 . अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक 
योजना. 46 - पुराने भवनों का जीर्णोद्धार, मरम्मति, परिवर्द्धन , अतिरिक्त 
शौचालय, लैण्ड स्केपिंग, जलापूर्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन, पार्किंग स्थान एवं 
अन्य कार्य- 07 . अन्य व्यय. 54 . एकमुश्त प्रावधान ( विपत्र कोड - 20P 
2 2 10 0 17 8 9 4 6 0 7 5 4 ) | 
राज्य योजना बजट शीर्ष- 2 2 10 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य. 0 1. शहरी | 20 0 0 0 0 0 0 0 
स्वास्थ्य सेवाएँ. एलोपैथी. 796- जनजातीय उपयोजना. 46 - पुराने भवनों 
का जीर्णोद्धार, मरम्मति , परिवर्द्धन , अतिरिक्त शौचालय, लैण्ड स्केपिंग , 
जलापूर्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन, पार्किंग स्थान एवं अन्य कार्य. 07 . अन्य 
व्यय . 54 . एकमुश्त प्रावधान (विपत्र कोड- 20P 2 2 10 0 17 9 6 4 6 0 7 5 4 ) 

कुल योगः- 40 ,00,00 ,000 
कुल चालीस करोड़ रुपए मात्र | 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

के० विद्यासागर , 
सरकार के प्रधान सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 7 32 – 50 । 


